निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YARI 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 पौष 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 48) पटना, शुक्रवार , 17 जनवरी 2020 


सं ० प्र0-1 ल0 ज 0 सं0 / स्था ० ( क 0 अ0 ) / संविदा -07 / 2019-7952 

लघु जल संसाधन विभाग 
" जल - जीवन - हरियाली " अभियान 


संकल्प 

13 नवम्बर 2019 
विषय: - लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कुल -50 (पचास ) कनीय 

अभियंताओं ( याँत्रिक ) के नियोजन किये जाने के संबंध में । 
1. लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंताओं ( याँत्रिक ) के 146 पद स्वीकृत है । जिसमें 

146 (एक सौ छियालीस) पद रिक्त है । कनीय अभियंता के नियुक्ति हेतु अधियाचना विभागीय 
पत्रांक -1847 दिनांक -08.03.19 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के माध्यम से बिहार 

तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गयी है । 
2. लघु जल संसाधन विभाग में संचालित योजनाओं / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता 

( याँत्रिक ) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्बता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित 
तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या -2401 दिनांक -18.07.2007 के 
आलोक में लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध 50 (पचास ) 
कनीय अभियंता ((याँत्रिक ) का संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की 

दिनांक 06.11.2019 को सम्पन्न बैठक ( मद संख्या -03) में स्वीकृति प्रदान की गई है । 
3. लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के ससमय क्रियान्वयन के निमित्त 

कनीय अभियन्ता ( याँत्रिक ) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्ब के दृष्टिगत कार्यहित 
में / विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक -2401 दिनांक -18.07.2007 में 
निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के 
विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर 50 (पचास ) कनीय अभियन्ता ( याँत्रिक ) को संविदा के आधार पर एक 
वर्ष के लिए अथवा नियमित नियुक्ति किये जाने तक संविदा नियोजन का प्रस्ताव है । इस नियोजन 
में आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा साथ ही यह नियोजन विज्ञापन के आधार पर किया 
जायेगा । संविदा आधारित नियोजन के लिए योग्यता सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित 
योग्यता के अनुरूप होगी । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 जनवरी 2020 
संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियन्ताओं को जल संसाधन विभाग के अधिसूचना 
सं0-5494 दिनांक -06.11.2014 द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक ₹ 27,000 ( सत्ताईस हजार) 

प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार तकनीकी सेवा आयोग , 
पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को 
भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमृत लाल मीणा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 48-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


